HIN 
SARAM 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


9 श्रावण, 1940 ( श० ) 
31 जुलाई , 2018 ( ई० ) 


संख्या- 749 


राँची, मंगलवार 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
24 जुलाई , 2018 


संख्या -5/ आरोप -1- 19/ 2018- 1052 ( HRMS )-- श्री नारायण राम , प्रखंड विकास पदाधिकारी , 
डोमचांच , कोडरमा के सम्बन्ध में सरकार द्वारा निम्नवत निर्णय लिए गए हैं : 


Employee Name 


Decision of the Competent Authority 


Effective Date 


| No. 


( G .P. F. No . ) 


NARAYAN RAM | श्री नारायण राम , प्रखंड विकास पदाधिकारी , 
( JHK/JAS/ 224 ) डोमचांच, कोडरमा को तत्काल प्रभाव से निलंबित | 

किया जाता है . 


24 /07/ 2017 


उपायुक्त, कोडरमा के पत्रांक - 154/वि० , दिनांक 7 फरवरी , 2018, जो ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड 
के पत्रांक - 963 , दिनांक 15 मार्च, 2018 के माध्यम से प्राप्त है, के द्वारा श्री नारायण राम , प्रखंड 
विकास पदाधिकारी , डोमचांच , कोडरमा के विरूद्ध तेतारियाडीह पंचायत में प्रधानमंत्री आवास 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार , 31 अगस्त , 2018 
योजना में लाभुकों के चयन में अनियमितता बरतने सम्बन्धी आरोप प्रपत्र- क में गठित कर उपलब्ध 
कराया गया . 
2. उक्त आरोपों पर आरोपी पदाधिकारी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं ग्रामीण विकास विभाग , 
झारखण्ड से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा में इनके विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप प्रथमदृष्टया प्रमाणित होते हैं . 


3. अतः आरोपों की गंभीरता के आलोक में श्री नारायण राम , प्रखंड विकास पदाधिकारी, डोमचांच , 
कोडरमा को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के 
नियम - 9( 1)( क ) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है । 


4. निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय उपयुक्त , बोकारो का कार्यालय रहेगा, जहाँ वे विभागीय परिपत्र 
सं०- 3838, दिनांक 22 मार्च, 2017 के अनुपालन में उपस्थिति दर्ज करेंगे तथा उपस्थिति के आधार 
पर ही इन्हें झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील) नियमावली , 2016 के नियम- 10 
के तहत् जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सतीश कुमार जायसवाल , 

सरकार के उप सचिव 
जीपीएफ संख्या: ROH/ RVP/1007 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 749 -- 50 


